than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

4 आषाढ़ , 1937 ( श०) 
संख्या 445 राँची, गुरुवार 

25 जून , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


आदेश 


16 जून , 2015 
संख्या- 4/ जन्म तिथि- 01 - 09 / 2014 का . 5338-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 
के आदेश संख्या- 6385 दिनांक 24 नवम्बर , 2003 द्वारा निर्गत झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 
पदाधिकारियों की वरीयता सूची के क्रमांक 697 पर अंकित श्री मयूख , झा0प्र0से0 के स्तम्भ 6 में 
उल्लिखित " जन्म तिथि दिनांक 08 सितम्बर , 1960 " के स्थान पर "दिनांक 08 सितम्बर, 1966 " अंकित 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 4 5 – 50 । 


